सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 पौष , 1940 ( श० ) 


संख्या- 28 राँची , बुधवार , 


9 जनवरी , 2019 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 

- - - - - - - - - - - 

अधिसूचना 
31 दिसम्बर , 2018 


संख्या-1/ पी०-102 / 2015 खंड का .- 9568 -- अखिल भारतीय सेवा ( मृत्यु - सह- सेवानिवृत्ति लाभ ) 
नियमावली, 1958 के नियम - 16(1) के अन्तर्गत श्री सुधीर त्रिपाठी , भा. प्र.से . ( झाः1985), मुख्य सचिव , 
झारखण्ड की सेवा को भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण 
विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक -26014/ 01 / 2017- AIS-II , दिनांक 31 दिसम्बर , 2018 के आलोक में दिनांक 
01 जनवरी , 2019 से दिनांक 31 मार्च, 2019 तक विस्तारित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 28 -- 50 


